निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1264) पटना , शुक्रवार , 15 नवम्बर 


2019 


सं ० 01 / प्रा 0 आ 0 (फसल क्षति ) -41 / 2019 / 3638 / आ 0 प्र 0 

सामान्य प्रशासन विभाग 


.. 


संकल्प 

30 अगस्त 2019 
विषय : वर्ष 2019 के माह जुलाई एवं सितम्बर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ तथा माह अगस्त - सितम्बर, 2019 में 
अल्पवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति के कारण कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण की स्वीकृति के 
संबंध में । 

वर्ष 2019 के माह जुलाई में राज्य एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण राज्य के 14 
जिलों यथा शिवहर, सीतामढ़ी , पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल , दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, 
कटिहार, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं पश्चिम चम्पारण बाढ़ से प्रभावित हुए, परन्तु माह जुलाई - अगस्त में राज्य के कई क्षेत्रों 
में वर्षापात में कमी के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन प्रभावित हुआ । पुनः माह सितम्बर, 2019 के अन्तिम सप्ताह 
में अप्रत्याशित एवं अत्यधिक वर्षापात होने से राज्य की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण 15 जिले यथा 
अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर , जहानाबाद, कटिहार , खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर , नालन्दा, नवादा, पटना, 
पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर बाढ़ से प्रभावित हुए । 

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में माह जुलाई में औसत वर्षापात 349 मि ० मी ० 
के विरूद्ध 418.6 मि 0 मी 0 वर्षापात हुई, जो अपने औसत से 20 % अधिक है, परन्तु माह अगस्त में औसत वर्षापात 285.2 
मि 0 मी 0 के विरूद्ध 140.40 मि 0 मी 0 हुई , जो अपने औसत से 51 % कम है तथा माह सितम्बर में औसत वर्षापात 215.3 
मि 0 मी 0 के विरूद्ध 392.7 मि 0 मी 0 हुई, जो अपने औसत से 82 % अधिक है । 

जहाँ माह जुलाई एवं सितम्बर, 2019 में आयी बाढ़ के कारण फसल नष्ट हुई वहीं माह जुलाई - अगस्त में 
अल्प वर्षापात के कारण बहुत सारे प्रखण्डों में खरीफ फसल ( धान) की रोपनी / बुआई लक्ष्य से कम हो पायी है । ऐसे 
क्षेत्रों में जहाँ वर्षापात में 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक कमी पायी गयी एवं जहाँ खरीफ फसल का आच्छादन 70 
प्रतिशत अथवा उससे कम हुआ है , वैसे 18 जिलों के 102 प्रखण्डों के 896 प्रभावित पंचायतों के सभी परिवारों को 
" तत्काल सहायता ” के अन्तर्गत 3000.00 रु0 सहायता देने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या 3108 / आ 0 प्र0 
दिनांक 13.09.2019 द्वारा लिया गया । 

कृषि विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 5162 दिनांक 23.10.2019 से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदनानुसार माह जुलाई, 
2019 में आयी बाढ़ से कुल 175756.76 हेक्टेयर में लगी फसल में 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की क्षति हुई है, 
जिसके लिए कृषि इनपुट अनुदान के रूप में प्रभावित किसानों के बीच 236.46 करोड़ रु0 की आवश्यकता होगी । इसी 


- 


2 . 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 नवम्बर 2019 


3 . 


प्रकार माह सितम्बर 2019 में आयी बाढ़ से कुल 220384.37 हेक्टेयर में लगी फसल में 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक 
की क्षति हुई है, जिसके लिए कृषि इनपुट अनुदान के रूप में प्रभावित किसानों के बीच 271.43 करोड़ रु0 की 
आवश्यकता होगी । कृषि विभाग के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अल्प वर्षापात के कारण राज्य के कुल 
389100.69 हेक्टेयर में किसानों के द्वारा फसल नहीं लगायी जा सकी है, जिसके लिये उन्हें 264.59 करोड़ रु 0 का 
भुगतान कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में करने की आवश्यकता होगी । 

कृषि विभाग , बिहार , पटना के प्रतिवेदन के आलोक में निर्णय लिया गया है कि : 
(i) माह जुलाई एवं सितम्बर, 2019 में राज्य में आयी बाढ़ से हुई 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फसल क्षति के 

लिये प्रभावित कृषकों को SDRF/ NDRF के मापदंडों के आलोक में निर्धारित मानदर के अनुरूप कृषि 
इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जायेगा । इसका व्यय SDRF/ NDRF के अन्तर्गत कृषि इनपुट मद में 

उपलब्ध राशि से किया जायेगा । 
(ii) अल्प वर्षापात के कारण जिन कृषकों के द्वारा फसल नहीं लगाया जा सका है, उन्हें अनाच्छादित रकवा हेतु 

SDRF/ NDRF के निर्धारित मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट सब्सिडी अनुमान्य नहीं होने के आलोक में 
इसका व्यय राज्य संसाधन से किया जायेगा । परन्तु भुगतान की दर SDRF/ NDRF के निर्धारित मानदर के 


अनुरूप होगी । 


(iii) जिन किसानों को जुलाई , 2019 में आयी बाढ़ से हुई फसल क्षति हेतु कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया 

जायेगा उन्हें पुनः माह सितम्बर, 2019 में आयी बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी 

अनुमान्य नहीं होगा । 
(iv ) माह जुलाई , 2019 में आयी बाढ़ हेतु ₹ 236.46 करोड़ एवं माह सितम्बर , 2019 में आयी बाढ़ हेतु 

₹ 271.43 करोड़ कुल अधियाचित राशि ₹ 507.89 करोड़ मांग संख्या -39 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध 
व्यय मुख्य शीर्ष -2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 02 - बाढ़, चक्रवात आदि, लघु 
शीर्ष - 114 - कृषि लागतों के क्रय के लिये किसानों को सहायता , उपशीर्ष- 0001 - कृषि इनपुट अनुदान 
( क्षतिग्रस्त फसलों के लिये), विषय शीर्ष 35 01 - नगद / वस्तु के अन्तर्गत तथा माह जुलाई - अगस्त में अल्प 
वर्षापात के कारण किसानों के द्वारा फसल नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप अधियाचित राशि ₹ 264.59 
करोड़ मांग संख्या -39 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , 
उपमुख्य शीर्ष - 01 - सूखा, लघु शीर्ष - 101 - आनुग्रहिक राहत , उपशीर्ष - 0006 - अन्य कार्य ( कृषि विभाग हेतु कृषि 
इनपुट अनुदान), विषय शीर्ष 35 01 - नगद / वस्तु के अन्तर्गत कृषि विभाग , बिहार , पटना को आवंटित किये 

जायेंगे । 
4. यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा । 

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार राजपत्र के 
आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एम0 रामचन्द्रुडु, 
अपर सचिव 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1264-57 1 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


